निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना । पटना फाल्गुन 1932 CROPo1 


9 फाल्गुन 1932 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 28 फरवरी 2011 


( सं० पटना 54 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


क्र . 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2011 
सं0 11 / वि . - 12 - रा. स. आ . - 01 / 2010सा.- 585 — उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग , बिहार, पटना के 
गठन संबंधी संकल्प संख्या 314, दिनांक 31 जनवरी 2011 की कंडिका - 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त संकल्प की कंडिका - 3 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित को राज्य स्तर पर गठित उक्त 
आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है : 
नाम एवं पता 

पदनाम 
1 

2 
श्री डी . के . त्रिवेदी, 

अध्यक्ष 
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, 
उच्च न्यायालय , इलाहाबाद | 
श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, 

उपाध्यक्ष 
मोहल्ला - आनन्दपुर , 
पो . - सुहिर्दनगर, बेगूसराय । 
श्री मो . अब्बास उर्फ फरहत , 

सदस्य 
सी . - 3 ग्रैंड पल्लवी, 
जे. सी . रोड , पटना - 4 | 
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, 

सदस्य 
पो . - मैनाग्राम , 
प्रखंड - महेसी, सहरसा । 
श्री संजय प्रकाश, 

सदस्य 
फ्लैट नं . - बी - 12, 
आश्रय अपार्टमेन्ट , 
आरा गार्डेन , बेली रोड, पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 फरवरी 2011 
उपर्युक्त नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से मान्य होगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सरयुग प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 54-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


